रजिस्ट्री सं. ग. (जी .एन.)-127 


REGISTERED NO. D . (D .N .) 127 


सपा नमन 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


... 


भाग - ण्डि : - उप -अप ( 1 ) 
PART II - Section 3 - - Sub -Section ( 1 ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


स . 287] 
No. 287] 


नई दिल्ली, मुधवार, मई 30, 1990/ ज्येष्ठ 9, 1912 
NEW DELHI , WEDNESDAY , MAY 30 , 1990 / JYAISTHA 9, 1912 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Pårt in order that it may be filed as a 

separate compllation 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


: 


ऊर्जा मंत्रालय 


कोयला विभाग 

अधिसूचना 

मई दिल्ली, 30 मई , 1990 
का . प्रा . 418 ( म )... केन्द्रीय सरकार ने कोयला कारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 
का -- 20 ) की ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की 
गई भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड 3, उपखंड ( 2) , तारीख 4 जून, 1985 में प्रकाशित भारत सरकार के 
ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग की अधिसूचना सं . का . पा . 1696 तारीख 11 मई, 1988 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में बिनिदिष्ट परिक्षेत्र में जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है जिसका माप 4485 . 08 हेक्टर 
( लगभग ) ग 11082. 86 एकड़ ( लगभग ) है भूमि में, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना दी थी ; 

___ और उक्त भूमियों की बाबत, उक्त अधिनियम की धारा 7 को उपधारा ( 1 ) के अधीन कोई सूचना नहीं की 
मई ; 
1402GI / 90 

(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (ii) ] 


मत ; अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 4 जून , 1990 
से प्रारभ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को , उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार 
उक्त भूमियों या ऐसी भूमियों में या उन पर किन्हीं अधिकारों के अर्जन के अपने आशय की सूचना दे सकेगी । 


अनुसूची 
मकरघोकरा ब्लाक 

नाग पुर क्षेत्र 
जिला नागपुर (महाराष्ट्र ) 


क्रम सं . ग्राम का नाम 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हेक्टयर में टिप्पणियां 


पटवारी 
सकिल सं . 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4) 


(5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


+ 


- 


- 


- 


- 


सम्पूर्ण 


उमरेर 
उमरेर 
उमरेर 


सम्पूर्ण 


1. मकरधोकरा 
2. बोपेश्वर 
3. सूकली 
4 . सीरपुर 
5 . गनपावली 
6. कन्हवा 
7. कटारा 


नागपुर 
नागपुर 
नागपुर 
नागपुर 


उमरेर - 


1945 . 17 
314. 77 
644 . 43 
641 . 28 
153 . 07 
388 . 06 
398 . 30 


सम्पूर्ण 
भाग 
सम्पूर्ण 
भाग 


नागपुर 


उमरेर 
उमरेर 
उमरेर 


नागपुर 
नागपुर 


सम्पूर्ण 


कुल क्षेत्र 4485 . 08 हैक्टर ( लगभग ) 
या 11082 . 86 एकड़ ( लगभग ) 


सीमा वर्णनः 
क - ख - रेखा, बिन्दु " क " से प्रारम्भ होती है और ग्राम ___ मकरधोकरा की बाहरी ग्राम सीमा के साथ 

साथ जाती और बिन्दु " ख " पर मिलती है । 
ख - ग -घ - . - रेखा, ग्राम मकरधोकरा , सीरपुर , कन्हवा की बाहरी ग्राम सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु " " 

पर मिलती है । 
- च - छ — ज रेखा ग्राम कन्हवा, सीरपुर से होकर जाती है और बिन्दू " ज " पर मिलती है 
ज - म - त्र - ट - फ - रेखा ग्राम कन्हवा गनपावली, वोपेश्वर, मकरधोकरा, सुकलो की बहरी ग्राम सीमा के साथ साथ जाती 

है और प्रारम्भिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 


[ फा . सं , 43015/ 4/ 88 एल एस अब्ल्यू 

ओ . पी गुल्ला , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF ENERGY 

(Department of Coal) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th May , 1990 
S .O . 418( E ):-_ Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department 
of Coal ) No . S . O . 1696 dated the 11th May, 1988, issued under sub -section ( 1) of section 4 of the Coal Bearing Areas 
(Acquisition and Development) Act, 1957 ( 20 of 1957), thereinafter referred to as the said Act) and published in Part 
I . Section 3, Sub-section ( ii ) of the Gazette of India, dated the 4th June , 1988, the Central Government gave notice 
of its intention to prospect for coal in lands measuring 4485 .08 hectares (approximately ) or 11082 .86 acres (approxi 
mately ) in the locality specified in the Schedule appended thereto as also in the schedule hereto annexed 


ATT II - 


3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 


And whereas in respect of the said lands, no notice under sub -section (1) of section 7 of the said Act has been 
given , 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the said sub -section (1), the Central Government horeby 
spocifies a further period of one year commencing on the 4th June, 1990 as the period within which the Central 
Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands. 


SCHEDULE 
MAKARDHOKRA BLOCK 

NAGPUR AREA 
DISTRICT NAGPUR (MAHARASHTRA ) 


Name of village 


Tahsil 


District 


Remarks 


Serial 
number 


Patwari 
circle 
number 


Area in 
hectares 


17 


1 . Makardhokra 
2 . Bopeswar 
3 . Sukli 
4 . Sirpur 
5 . Ganpawali 
6 . Kanhwa 
7 . Katara 


Umror 
Umrer 
Umrer 
Umrer 
Umrer 
Umrer 
Umrer 


Nagpur 
Nagpur 
Nagpur 
Nagpur 
Nagpur 
Nagpur 
Nagpur 


1945 . 17 
314 . 77 
644 . 43 
641. 28 
153 . 07 
388 , 06 
398 . 30 


Full 
Full 
Full 
Part 
Full 
Part 
Full 


Total area : 


4485 . 08 hectares 
(approximately) 
11082 . 86 acres 
(approximately) 


or 


Boundary description : 


A - B : 


B - C - D - E : 


Line starts from point A and passes along the outer village boundary of village Makar 

dhokra and meets at point B . 
Line passes along the outer village boundary of villages Makardhokra , Sirpur, Kanhwa 

and meets at point E , 
Line passes through villages Kanhwa, Sirpur and meets at point H . 
Line passes along the outer village boundary of villages Kanhwa , Ganpawali . Bopeswar 
Makardhokra Sukli and meats at starting point A . 


E - F - G - H : 


H - I- J - K - A 


[No. 43013 /4 / 88 - LSW ] 
O . P . GULLA , Jt. Socy . 


Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road , New Dolhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi- 110054, 1990 


